| इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 

से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


देश शा 


सासन 


- 


- 


. 


सत्यमे 


aamanawani 


Poonantimate 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


marware 


क्रमांक 382] 


क्रमांक 382 ] 


भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर 2015 - भाद्र 24 , शक 1937 


आदिम जाति , अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2015 


क्र . एफ 4 - 264 - 2003 - 1 - पच्चीस. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधीनस्थ तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय सेवा 
भर्ती नियम, 1993 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

संशोधन 
उक्त नियमों में , 
1. अनुसूची - एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए , अर्थात् : 

" अनुसूची - एक 

(नियम 5 देखिए ) 
अनु - पदों के नाम पदों की वर्गीकरण 

वेतनमान 

अभ्युक्तियां 
क्रमांक 

संख्या 
__ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


( 6 ) 


( क ) राज्य संवर्ग 
1. विभागाध्यक्ष कार्यालय 

1 अधीक्षक 
2 सहायक अधीक्षक 


07 
05 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 
तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


9300 - 34800 + 3600 ग्रेड वेतन 
9300 - 34800 + 3200 ग्रेड वेतन 


3 लेखा परीक्षक 


18 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200 -20200 + 2400 ग्रेड वेतन 


यह वेतनमान 1 - 4 - 2006 
से लागू होगा . 
यह वेतनमान भविष्य में की 
जाने वाली पदोन्नति हेतु लागू 
होगा किन्तु वर्तमान में इस 
पद पर कार्यरत लेखा परीक्षकों 
को रुपये 5200 - 20200 + 
2800 ग्रेड वेतन ही देय होगा . 


763 


764 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2015 


(6) । 


___ (1) (2) 
___ 4 सहायक ग्रेड -एक 


( 3) 
41 


(4) 
तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


(5) 
5200 - 20200 +2800 ग्रेड वेतन 


RAPHeaawANDROID 


5 लेखापाल 


- 18 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200 - 20200 + 2400 ग्रेड वेतन 


लेखापाल का पद सहायक 
ग्रेड - दो संवर्ग का भाग समझा 
जाएगा. 


6 


सहायक ग्रेड - दो 


____ 64 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200 -20200 + 2400 ग्रेड वेतन 


7 सहायक ग्रेड - तीन 


142 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200 - 20200 + 1900 ग्रेड वेतन 


8 वरिष्ठ निज सहायक 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


9300 - 34800 +4200 ग्रेड वेतन 


9 निज सहायक 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


9300 - 34800 + 3600 ग्रेड वेतन 


10 शीघ्र लेखक 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200 - 20200 + 2800 ग्रेड वेतन 


16 


ततीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200 - 20200 + 1900 ग्रेड वेतन 


11 स्टेनो टाईपिस्ट / 

शिविर लिपिक 


63 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200 - 20200 + 1900 ग्रेड वेतन 


12 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 

( क ) विभागाध्यक्ष 
कार्यालय - 13 
( ख ) जिला कार्यालय- 50 


13 


सहायक प्रोग्रामर 


02 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


9300 - 34800 + 3200 ग्रेड वेतन 


2. अधीनस्थ कार्यालय 


1 कार्यालय सहायक 

अधीक्षक 


06 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


9300 - 34800 +3200 ग्रेड वेतन 


2 कनिष्ठ लेखाधिकारी 


78 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200 -20200 +2800 ग्रेड 


( ख ) जिला संवर्ग 


1 लेखापाल 


720 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200 - 20200 + 2400 ग्रेड वेतन 


2 


सहायक ग्रेड - दो 


758 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200 -20200 + 2400 ग्रेड वेतन 


3 सहायक ग्रेड- तीन 


998 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200 - 20200 + 1900 ग्रेड वेतन 


4 स्टेनो टायपिस्ट 

शिविर लिपिक. 


16 


तृतीय वर्ग लिपिकवर्गीय 


5200- 20200 + 1900 ग्रेड वेतन 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2015 


964 (1 ) 


2. अनुसूची - दो में , शीर्षक क के अधीन, राज्य संवर्ग में विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीन, अनुक्रमांक 11 के पश्चात् निम्नलिखित 
अनुक्रमांक एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं , अर्थात् : 


अभ्युक्तियां 


अनुक्रमांक सेवा/ पद का 

नाम 


पदों की 
. संख्या 


भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता 
सीधी भर्ती पदोन्नति अन्य सेवाओं 

द्वारा 

से । 

स्थानांतरण द्वारा 
(4) (5) (6) 


द्वारा 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


( 7 ) 


" 12. 


63 


100 % 


डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 
( क ) विभागाध्यक्ष 
कार्यालय - 13 
( ख ) जिला 
कार्यालय - 50 


1. आयुक्त कार्यालय आदिवासी 

विकास हेतु 08 पद. 
2. आयुक्त कार्यालय अनुसूचित 

जाति विकास हेतु 03 पद . 
3. संचालक कार्यालय आदिम जाति 

क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु 
01 पद . 
4. संचालक कार्यालय, आदिमजाति 

अनुसंधान एवं विकास संस्थान 
हेतु 01 पद. 
5 . समस्त 50 जिलों के लिए 

1 - 1 पद. ". 


13 . 


सहायक प्रोग्रामर 


02 


- 


100 प्रतिशत 


बा 


___ 3. अनुसूची - तीन में , अनुक्रमांक 3 पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक जोड़ा जाए, अर्थात् : 


अनुक्रमांक 


शैक्षणिक अर्हताएं 


अभ्युक्तियां 


सेवा तथा पद 

का नाम 
( 2) 


न्यूनतम 

आयु 
(3 ) 


उच्चतर 

आयु 
( 4) 


( 1) 


( 5 ) 


( 6 ) 


" 4. डाटाएन्ट्री ऑपरेटर 


18 वर्ष 


40 वर्ष 


1. शासकीय संस्थान या शासकीय मान्यता 

प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि . 


2. शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्व 
विद्यालय से बीसीए या पीजीडीसीए प्रमाण - पत्र 
तथा शासकीय या अर्द्धशासकीय कार्यालय में 
एक वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले को 
प्राथमिकता दी जाएगी . 


3. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल 

या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 25 शब्द प्रति 
मिनिट की गति से मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण. 


964 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2015 


How 


- 


- 


- 


Romamewwmaranimu 


n 


4. अनुसूची - चार में , शीर्षक क के अधीन, राज्य संवर्ग में , विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीन, अनुक्रमांक 9 के पश्चात्, निम्नलिखित 
अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् : 


अनुक्रमांक सेवा या पद का 

का नाम जिससे 
- पदोन्नति की जानी है 


पद का नाम , 
जिस पर पदोन्नति 

की जानी है 


विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों 

के नाम 


पदोन्नति की 
लिए अर्हता 
की न्यूनतम 
कालावधि 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


" 10 


सहायक प्रोग्रामर 


5 वर्ष 


डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 
( क ) विभागाध्यक्ष 

कार्यालय - 13 
( ख ) जिला 

कार्यालय - 50 


1. अपर आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल - अध्यक्ष 
2. एन . आई. सी. से प्रतिनिधि - सदस्य 
3. एम. पी. एस. ई. डी. सी . से प्रतिनिधि - सदस्य 
4. दो कम्प्यूटर विशेषज्ञ - सदस्य . ". 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव . 


Bhopal, the 15th September 2015 


No. F - 4 -264 - 2003- 1-XXV . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution 
of India . The Governor ofMadhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh 
Tribal, Scheduled Caste and Backward Classes Welfare sub -ordinate class III , Ministerial Service Recruitment 
Rules, 1993 namely : 

AMENDMENTS 


In the said rules. 


1. 


For schedule -I, the following schedule shall be substituted, namely: 

" SCHEDULE- 1 " 

(See Rule 5 ) 


Name of Post 


Classification 


Pay Scale 


Remark 


Sr. 
No . 
( 1) 


Number 
of Post 

(3) 


( 2) 


. 


(3 ) 


( 6 ) 


( A ) STATE CADRE 
1. Head of the Department Office 

1 Superintendent 07 
2 Assistant 

05 
Superintendent. 


Class III Ministerial 
Class III Ministerial 


9300 - 34800 + 3600 Grade Pay 
9300 -34800 + 3200 Grade Pay 


This pay scale will 
be applicable from 
1 - 4 - 2006. 


3 


Auditor 


18 


Class III Ministerial 


5200 -20200 + 2400 Grade Pay 


This pay scale will 
be applicable for 
future Promotions 
but Auditor who are 
working at present 
will get pay scale of 
Rs. 5200 - 20200 + 2800 
Grade Pay . 


HEZYGT 175145 , farligt 15 fiatal 2015 


964 (3) 


(6 ) 


( 1) 
4 
5 


(2) 
Assistant Grade- 1 
Accountant 


(3) 
41 
18 


(3) 
Class III Ministerial 
Class III Ministerial 


6 
7 
8 
9 
10 
11 


Assistant Garde-II 64 Class III Ministerial 
Assistant Grade- III 142 Class III Ministerial 
Senior Personal Assistant 08 Class III Ministerial 
Personal Assistant 

Class III Ministerial 
Stenographer 

47 Class III Ministerial 
Steno Typist /Camp 16 Class III Ministerial 
Clark . 
Data Entry Operators 63 Class III Ministerial 
( A ) Head of the Deptt. 
Office 13 


(5 ) 
5200 - 20200 + 2800 Grade Pay 
5200 -20200 + 2400 Grade Pay Post of accountant 

shall be Deemed as 
a part of Assistant 

Grade II cadre . 
5200 - 20200 + 2400 Grade Pay 
5200-20200 + 1900 Grade Pay 
9300 - 34800 + 4200 Grade Pay 
9300 - 34800 + 3600 Grade Pay 
5200 - 20200 + 2800 Grade Pay 
5200 -20200 + 1900 Grade Pay 


5200 - 20200 + 1900 Grade Pay 


(B ) Distt. Office 50 . 


13 


Asst. Programmer 


02 


Class III Ministerial 


9300 - 34800 + 3200 Grade Pay 


2 . 


Subordinate Office 


06 


Class III Ministerial 


9300 - 34800 + 3200 Grade Pay 


Office Assistant 
Superintendent 


Class III Ministerial 


5200 - 20200 + 2800 Grade Pay 


2 Junior Accounts Officer 78 
B DISTRICT CADER 
1 Accountant 

720 
2 Assistant Grade - II 758 
3 Assistant Grade- III 998 
4 . Steno Typist/Camp 16 

Cleark . 


Class III Ministerial 
Class III Ministerial 
Class III Ministerial 
Class III Ministerial 


5200 -20200 + 2400 Grade Pay 
5200 - 20200 + 2400 Grade Pay 
5200 - 20200 + 1900 Grade Pay 
5200 -20200 + 1900 Grade Pay 


2 . In Schedule - II under heading A , in STATE CADRE , under Head of the Department office , after serial number 
11, the Following serial numbers and entries relating there to shall be added , namely : 


Name of Service /Post 


Remarks 


Sr. 
No. 


Total No . Percentage of posts to be filled in 
of Post By 

By 

By 
direct Promotion transfer/ 
recruitment 

from other 

Service 
. (3) (4) (5) (6 ) 


(2 ) 


( A ) STATE CADRE 
1. Head of The 

Department Office 


“ 12 . 


63 


100 % 


Data Entry Operators 
( A ) Head of the Deptt. 
Office 13 


1. For the office of the 

Commissioner, Tribal 
Development- 08 Posts . 


964 ( 4 ) 


Heyat 1643 , farligt 15 fpat 2015 


(1) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7 ) 


(2) 
(B ) Distt . Office 50 


2 . For the office of the 

Commissioner , 
Schedule Caste 

Development-03 posts . 
3 . For the office of the 

Director, Tribal Area 
Development Plans- 01 

post. 
4 . For the office of the 

Director, Tribal 
Research Institute -01 

post. 
5. One Post for all 50 

districts . 


13 


Assistant Programmer 


02 


100 % 


3. In Schedule - III, after serial No. 3, the following serial number and entries relating thereto , shall be 
added , namely : 
S .No. Name of Service and Post Minimum Age Upper Age Educational Qualification 

Remark 
( 2 ) (3) (4 ) 

(6 ) 


(5 ) 


" 4 . 


18 Years 


40 Years 


Data Entry 
Operator. 


1 . A Graduation Degree from Government 

Institute or Government recognized 

institute . 
2 . BCA or PGDCA Certificate from 

Government or recognized institute 
or University and 1 Year Govt. or 
Semi Govt. Working Experience 

holder will be given priority . 
3 . Typing Examination passed with speed 

of 25 wards per minute from MP 
Shorthand and Typing Examination 
Board or from any recognized institute . ." . 


4 . In Schedule- IV , under the heading A , in STATE CADRE , under Head of the department office , after serial 
number 9 , the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely : 


Sr. No. 


Name of Services 

OR Post from 
which promotion 
is to be made 

(2 ) 


Name of Posts to 
which promotion 
is to be made 


Name of Departmental Promotion 

Committee 


Minimum 
period to 
qualify for 
promotion 

( 4 ) 


( 3 ) 


(5) 


(A ) STATE CADRE 
1 . Head of The Department Office 
" 9 . Data Entry Operators 

( A ) Head of the Deptt . 

Office - 13 
( B ) Distt . Office -50 


Asst. Programmer 


5 Years 


1 . Additional Commissioner- Tribal 

Development, Bhopal-Chairmen . 
2 . Representative From NIC -Member 
3 . Representative From MPSEDC 

member . 
4 . Two Computer Expert-Member.” . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

UPENDRA NATH SHARMA, Dy. Secy . 


LE 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015. 


